निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 28 मई 2010 


( सं० पटना 339 ) 


सामान्य प्रशासन विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

25 मई 2010 
सं0 3 / एम० - 59 / 2010 - 2025 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा - 4 की 
उप - धारा (1) तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम 3 के अनुसार बिहार राज्य निर्वाचन 
प्राधिकार को सहकारी सोसाइटी, शिक्षा समिति , स्वास्थ्य समिति या अन्य किसी संस्था या संगठन या स्थापना या 
ऐसे निकायों या उनके समूह, जिसके संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिश्चय करे, में प्रबन्ध समिति का 
निर्वाचन कराना है । 

अतः एतदद्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिरजी साहिब की 
प्रबंध समिति का चुनाव कराने का दायित्व सौंपा जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार चौधरी, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 339 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


